निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 253 ) 


17 चैत्र 1932 ( श ) 
पटना, बुधवार , 7 अप्रील 2010 


जल संसाधन विभाग 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


शुद्धि - पत्र 

18 जनवरी 2010 
सं0 8 / पी 3 - 09 / 2009 - 210 — जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना की अधिसूचना संख्या 3998 दि0 
12 अक्तूबर 2009 के क्रमांक - 246 के सामने स्तम्भ -5 में अंकित " गंगा सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल , दीघा " के स्थान 
पर " बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल , मोकामा, शिविर –बख्तियारपुर " पढ़ा जाय । 

उक्त अधिसूचना को इस हद तक संशोधित समझा जाय । 
शेष यथावत् रहेगा । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

श्रीकृष्ण श्रीवास्तव , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 253- 571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette.bih.nic .in 


